निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


18 माघ 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 210) पटना , वृहस्पतिवार , 7 फरवरी 2019 


पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग 


__ अधिसूचना 

25 जनवरी 2019 
सं० 1 / स्था० ( 2 ) 202 / 2016 – 315 — सामान्य प्रशासन विभागीय पत्रांक - 9706 दिनांक - 20 .07.2018 के 
आलोक में बिहार मत्स्य सेवा वर्ग - 2 के निम्नलिखित पदाधिकारी जो बिहार मत्स्य सेवा वर्ग - 1 के पदों पर अपने ही 
वेतनमान में पदस्थापित हैं , को विभागीय प्रोन्नति समिति की दिनांक - 21.01. 2019 को आहूत बैठक की कार्यवाही में प्राप्त 
अनुशंसा के आलोक में उप मत्स्य निदेशक / समकक्ष कोटि के समूह - क के पद पर पे मैट्रिक्स लेवल - 11 पी0बी0 - 3 
ग्रेड वेतन - 6600 में औपबंधिक प्रोन्नति इस शर्त के साथ दी जाती है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर सिविल 
अपील संख्या - 4880 / 2017 राज्य सरकार एवं अन्य बनाम् सुशील कुमार सिंह एवं अन्य के मामले में पारित किये जाने 
वाले न्यायादेश के फलाफल से प्रभावित होगी : 


वर्तमान 
पदस्थापन 


सं० 


उप मत्स्य निदेशक , सारण परिक्षेत्र, छपरा 


| उप मत्स्य निदेशक , मुंगेर परिक्षेत्र, मुंगेर 


क्र० पदाधिकारी वरीयता | जन्म तिथि / 
का नाम क्रमांक नियुक्ति की 

तिथि 

25 .01. 1962 
श्री जयप्रकाश 

13. 12.1994 

01.01. 1968 
श्री शैलेन्द्र कुमार 

13.12. 1994 
श्री विनोद कुमार 

15.07.1968 

16. 08. 2005 
श्री पवन कुमार 

02.01. 1974 
पासवान 

___ 13 

18. 08 . 2005 

23. 09. 1970 
05 | श्री मो० राशिद फारूकी | 14 

17. 08. 2005 


उप मत्स्य निदेशक ( सांख्यिकी एवं विपणन), 
मत्स्य निदेशालय , पटना 
उप मत्स्य निदेशक (मुख्यालय ), मत्स्य 
निदेशालय, पटना 
| उप मत्स्य निदेशक , पटना परिक्षेत्र, पटना 


बिहार गजट ( असाधारण ), 7 फरवरी 2019 


2. प्रोन्नति का आर्थिक लाभ उप मत्स्य निदेशक के पद पर प्रभार ग्रहण की तिथि से अनुमान्य होगा । 
3. प्रोन्नत पदाधिकारी अगले आदेश तक अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान पर बने रहेंगे । 

4. उपर्युक्त प्रोन्नति में वरीयता क्रमांक - 11 के पदाधिकारी श्री विपिन कुमार के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही 
संचालित रहने एवं सेवा संपुष्ट नहीं होने के कारण उनका अनुशंसा विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा नहीं किया गया । 
अतएव सामान्य प्रशासन विभागीय संकल्प ज्ञापांक - 7457, दिनांक 11.09. 2002 के कंडिका - 2 ( VI) में निहित प्रावधान के 
आलोक में क्रम संख्या - 05 में अंकित श्री मो० राशिद फारूकी को स्थानापन्न प्रोन्नति दी जा रही है । संबंधित 
पदाधिकारी के दोषमुक्त हो जाने की स्थिति में स्थानापन्न रूप से प्रोन्नत श्री मो० राशिद फारूकी को आवश्यकतानुसार 
पदावनत (रिवर्ट ) किया जा सकेगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से 

मधुरानी ठाकुर, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 210-571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette .bih .nic. in 


